निबंधन संख्या पी0टी0-40 





wane wae 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 4943 (श०) 
(सं० पटना 489) पटना, संगलवार 23 मार्च 202+ 








सं० 03 / INNURM(UIG) बस -08-06/2044 /378 // न0वि0 एवं आ0वि0 
नगर विकास एवं आवास विभाग 
संकल्प 
48 मार्च 2024 

विषय: Bihar Urban Transport Service Ltd. (BUTSL) को तत्काल प्रभाव © Strike off 

करने की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम के तहत प्रारंभ करने की स्वीकृति के संबंध में। 

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा JNNURM योजना के अधीन स्वीकृत शहरी परिवहन 
योजना के सिटी बसों के परिचालन हेतु एक SPV कंपनी Bihar Urban Transport Service Ltd. (BUTSL) 
के गठन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-49.44.2043 के बैठक के मद संख्या-45 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 
तदालोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 236 दिनांक-09.42.2043 निर्गत किया गया। 

2. तत्पश्चात्‌ BUTSL कार्यालय के सफल संचालन हेतु कुल 49 पदों के सृजन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद 
की बैठक दिनांक-48.44.2044 के मद संख्या-39 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा संकल्प सं0-3540 दिनांक- or. 
0i2.2074 निर्गत किया गया। सृजित पदों के विरूद्ध नियोजन हेतु BUTSL द्वारा विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया 
परन्तु कतिपय कारणों से विज्ञापन को रद्द कर दिया गया तथा अद्यतन कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी है। 

3. बसों के परिचालन में अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईयाँ सामने आने पर नगर विकास एवं 
आवास विभाग तथा परिवहन विभाग के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-46.05.2045 को सम्पन्न बैठक में 
निर्णय लिया गया कि BUTSL के अधीन संचालित बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 
प्रस्तावित शर्तों के अधीन कराने हेतु सभी बसो को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को हस्तगत करा दिया जाय। 
तदालोक में InNNURM योजना अंतर्गत क्रय की गई सभी बसें पथ परिवहन निगम को हस्तगत करा दी गई। 

4. उक्त से स्पष्ट है कि SPV कपनी के रूप में गठित Bihar Urban Transport Service Ltd. 
(BUTSL) क्रियाशील नहीं रही है तथा INNURM योजना की विस्तारित अवधि भी दिनांक-34.03.2047 के प्रभाव से 
भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अतः SPV कंपनी Bihar Urban Transport Service Ltd. 
(BUTSL) को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। 

5. Bihar Urban Transport Service Ltd. (BUTSL) को तत्काल प्रभाव & Strike off 
करने की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम के तहत प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर fesip—i6.03.202i को सम्पन्न राज्य 
मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या- 49 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। 























2 बिहार गजट (असाधारण) 23 Are 202+ 





6. अत: राज्य में Bihar Urban Transport Service Ltd. (BUTSL) को तत्काल प्रभाव से 
Strike off करने की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम के तहत प्रारंभ करने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित 
की जाती है। 





आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 
इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलीय आयुक्‍तों,/जिला पदाधिकारियों ,/ महालेखाकार, 
बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। 

आदेश से, 


अरविन्द कुमार झा, 
संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक | 





अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 489-574+200-डी0टी0पी0 
Website: http://egazette.bih.nic.in 





